रजिस्ट्री सं. डी . एल. - 33002 /99 


REGISTEREDNo . D. L..-- 33002/ 99 


भारत सरकार 
GOVERNMENT OF INDIA 


- 


दिल्लीराजपन्न 


सत्यमेव जयते 


Delhi Gazette 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 115] 
No. 115 ] 


दिल्ली , बुधवार , जुलाई 10 , 2013 / आषाढ़ 19 , 1935 
DELHI, WEDNESDAY, JULY 10, 2013/ASADHA 19, 1935 


[ रा. रा. रा. क्षे. दि . सं . 78 

IN. C . T. D . No. 78 


भाग - IV 

PART -IV 

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


गृह पुलिस -( I ) / स्थापना विभाग 

अधिसूचनाएं 

दिल्ली , 10 जुलाई , 2013 
सं. फा . 16 / 07 / 2013 / ग. पु. -I / स्थापना / 2106 से 2108 - दिल्ली पुलिस अधिनियम , 1978 ( 1978 का 34 ) की धारा 147 की 
उप - धारा ( 1 ) और ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल , दिल्ली पुलिस ( नियुक्ति एवं 
भर्ती) नियमावली , 1980 में पुनः संशोधन करके निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात् : 
1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ (i) इन नियमों को दिल्ली पुलिस (नियुक्ति एवं भर्ती) ( संशोधन ) 

नियमावली - 2013 कहे जायेंगे । 


( ii ) ये दिल्ली राजपत्र में अपनी प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे । 


2. नियम 17 - ख ( XI ) में संशोधन 


दिल्ली पुलिस (नियुक्ति एवं भर्ती) नियमावली, 1980 के नियम 
17 - ख ( XI) जो दिल्ली पुलिस के संचार युनिट में फिटर 
इलैक्ट्रीशियन (प्रधान सिपाही) के पद से संबंधित है । 


(i) 


क्रम संख्या - 2 पर कॉलम के सामने पद संख्या से संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित 
प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् : 


क्रम 


" 51 * इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है । " 


(ii ) क्रम संख्या--4 पर कॉलम के सामने वेतनमान से संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित 

प्रतिटि प्रतिस्थापित की जाएगी. अर्थात : 


3065 DG / 10 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


(PART IV 


- 


" वेतन समूह-- 1, 5200 - 20200 / रुपये + ग्रेड वेतन - 2400 / - रुपये;" 


( iii) क्रम संख्या--7 के सामने सीधी भर्ती के उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा से संबंधित प्रविष्टि के स्थान 

पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात :- - 


" 18 - 27 वर्ष के बीच ( भारत सरकार द्वारा समय - समय पर जारी किये गये आदेशों / अनुदेशों के 
अनुसार शिथिलनीय) 


( iv ) 


क्रम संख्या - 8 के सामने सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिये अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य योग्यताओं 
से संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी अर्थात् :-- 


मैट्रिकुलेशन या समकक्ष । 
सरकारी विभाग / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान से व्यवसाय में 2 वर्ष के 
कार्य अनुभव सहित सरकारी मान्यता प्राप्त किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान / औद्योगिक 
प्रशिक्षण केन्द्र से इलेक्ट्रॉनिक्स मेकेनिक / बिजली इलैक्ट्रीशियन के व्यवसाय में 2 वर्ष की 
अवधि का आईटीआई प्रमाण - पत्र । 


अथवा 


सरकारी विभाग / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान से ट्रेड में 2 ( दो ) वर्ष के 
कार्य अनुभव सहित सरकारी मान्यता प्राप्त किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान / औद्योगिक 
प्रशिक्षण केन्द्र से शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स मेकेनिक / बिजली 
इलैक्ट्रीशियन के व्यवसाय में 2 वर्ष की अवधि का राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण - पत्र (एनटीसी) । 


. 


अथवा 


सरकारी विभाग / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान से ट्रेड में 1 (एक ) वर्ष 
के कार्य अनुभव सहित सरकारी मान्यता प्राप्त किसी औद्योगिक प्रशिक्षण 
संस्थान / औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र से प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स 
मेकेनिक / बिजली इलैक्ट्रीशियन के व्यवसाय में 3 (तीन) वर्ष की अवधि का राष्ट्रीय 
प्रशिक्षुता प्रमाण - पत्र ( एनएसी) । 


( ग) प्रत्याशी का स्वास्थ्य अच्छा हो वह किसी रोग, त्रुटि / दोष या विकृति / विकलांगता से मुक्त 

हो । 


बिना चश्मे के 6 / 6 बेहतर दृष्टि , खराब आंखे 6 / 36 जो चश्मे के साथ 6 / 9 तक दोष 
सुधार या चश्मे के बिना ( दोनों आंखे) 6 / 12 प्रत्याशी, रंग - अंधता से मुक्त हो । 


ऊँचाई : 


पुरूष प्रत्याशी : - 165 सें . मी ., पर्वतीय क्षेत्रों अर्थात् गोरखा व गढ़वाली से संबंधित 

अभ्यर्थियों के लिए 5 सें. मी. तक की छूट । 


महिला प्रत्याशी : - 157 सें . मी., पर्वतीय क्षेत्रों अर्थात् गोरखा व गढ़वाली से संबंधित 

अभ्यर्थियों के लिए 5 सें . मी . तक की छूट । 


. 


- . . . 


. 


PARTII 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


R 


RAM 


and 


- 


man 


(च) 


सीना : 


पुरूष प्रत्याशी : 81 से 85 सें. मी ., पर्वतीय क्षेत्रों अर्थात् गोरखा व गढ़वाली से संबंधित 

__ अभ्यर्थियों के लिए 5 सें. मी . तक की छूट । 
प्रत्याशियों को समन्वय पुलिस वॉयरलेस निदेशालय, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 
अनुमोदित तथा पुलिस उपायुक्त / संचार तथा बुनियादी पुलिस प्रशिक्षण द्वारा संचालित 
किए जाने वाले तथा इसके साथ - साथ पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय झड़ोदा कलां, नई 
दिल्ली द्वारा संचालित किए जाने वाले पुलिस वायरलेस टेक-- III 
(पीडब्ल्यूटी - III / ग्रेड - III ) का छह माह का तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा उन्हें 
प्रधानाचार्य / पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय / पुलिस उपायुक्त (संचार ) द्वारा आयोजित अन्तिम 
परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी । अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रशिक्षण काल चार माह तक बढ़ाया 
जा सकेगा और जिन विषयों में वे असफल रहे हैं , उन विषयों को उत्तीर्ण करने के लिये 
उन्हें इस अवधि में अधिकतम दो अवसर प्रदान किए जाएंगे जिनमें असफल रहने पर 
उनकी सेवाएं केन्द्रीय सिविल सेवा ( अस्थाई सेवा) नियमावली, 1965 के अन्तर्गत समाप्त की 
जा सकेगी । 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल 

के आदेश से तथा उनके नाम पर , 


जी. पी . सिंह , अतिरिक्त सचिव ( गृह ) 


HOME- I (POLICEVESTABLISHMENT DEPARTMENT 

NOTIFICATIONS 

Delhi, the 10th July, 2013 
No. F. 16 /7 /2013/HP - 1/ Estt./2106 -2108 . - In exercise of the powers conferred by sub -sections ( 1) and (2) of 
Section 147 of the DelhiPolice Act, 1978 (34 of 1978 ), the LieutenantGovernor of the National Capital Territory ofDelhi is 
pleased to make the following rules further to amend the Delhi Police (Appointment and Recruitment) Rules, 1980 , namely 

Short title and 1 . ( 1) These rules may be called the Delhi Police (Appointment and 
commencement : 

Recruitment) (Amendment) Rules, 2013 , 


(2 ) They shall come into force with effect from the date of their 

publication in the DelhiGazette. 


Amendment 
Rule 17 - B (xi): 


of 


2. 


In the Delhi Police ( Appointment and Recruitment ) Rules , 1980, in 
Rule 17 - B (xi) relating to the post of Fitter Electrician (Head 
Constable ) of Communication Unit in Delhi Police . 


(i) 


For the entry against the column at serial No. 2 , relating to the No. of the posts , the 
following entry shall be substituted, namely: 
“ 51* " Subject to variation dependent on work load ” , 
For the entry against the column at serial No. 4, relating to the Scale of pay , the following 
entry shall be substituted , namely : 


" Pay Band - I, Rs. 5200 - 20200 + Grade Pay- Rs.2400/- "; 


( iii ) 


For the entry against the column at serial No.7 , relating to the Age limit for direct 
recruitment , the following entry shall be substituted, namely: 


“ Between 18 to 27 years. (Relaxation as per orders/ instructions issued by the Governmentof 
India fromtime to time.) ". 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[Part IV 


. 


( iv ) 


For the entry against the column at serial No.8 , relating to the “ Educational and other 
Qualifications required for direct recruitment , the following entry shall be substituted , 
namely : 


“ a) Matriculation or equivalent, 


(b ) I. T.I. Certificate of 2 ( two) years duration in Electronics Mechanic / Electrician trade from 
a Government recognized ITI/ITC with 2 (two ) years of work experience in the trade from 
Government department/Public Sector Undertaking/ reputed concern . 


OR 


National Trade Certificate (NTC ) of 2 ( two ) years duration in Electronics Mechanic ! 
Electrician trade under the Craftsman Training Scheme from a Government recognized 
IT /ITC with 2 (two ) years of work experience in the trade from Government 
department/Public Sector Undertaking/reputed concern . 

OR 
National Apprenticeship Certificate (NAC ) of 3 (three ) years duration in Electronics 
Mechanic Electrician trade under the Apprenticeship Training Scheme from a Government 
recognized ITI/ITC with 1(One) year of work experience in the trade from Government 
department/Public Sector Undertaking / reputed concern . 
(c ) The candidate should be of sound health , free from disease, defect or deformity . 
(d ) Better eye 6 /6 without glasses, worse eye 6 / 36 corrected with glasses to 6 /9 OR 6 /12 

without glasses (both eyes). The candidate should be free from colour blindness . 
( e ) Height: 


Male Candidates: - 165 Cms. relaxable by 5 Cms. for candidates belonging to Hill areas i.e . 
Gorkha and Garhwalis. 


Female Candidates: - 157 Cms, relaxable by 5 Cms. for candidates belonging to Hill areas 
i.e . Gorkha and Garhwalis . 


(1) Chest: 


Male Candidates: -81- 85 Cms. relaxable by 5 Cms. for candidates belonging to Hill areas 
i.e . Gorkha and Garhwalis. 


(8 ) The candidates shall have to undergo 6 months technical training of Police Wireless Tech . 

III (PWT- II1/Grade - III) approved by Directorate of Coordination Police Wireless, 
Ministry of Home Affairs, Government of India and to be conducted by 
DCP/Communication and basic Police Training side by side to be conducted by Police 
Training College Jharoda Kalan , New Delhi. They will be required to pass the final 
examination conducted by Principal, Police Training College / Deputy Commissioner of 
Police / Communication . The training of those who do not pass would be extended by 
four months and during this period they would be given a maximum of two chances to 
clear the subjects in which they have failed , failing which their services shall be liable to 
be terminated under CCS ( Temporary Services ) Rules, 1965 . 


PARTIV] 


DELHI GAZETIE : EXTRAORDINARY 


- 


- 


सं. फा , 13 / 14 / 2003 / गृ. पु. -1 / स्थापना / 2109 से 2111--दिल्ली पुलिस अधिनियम , 1978 ( 1978 का 34 ) की धारा 147 की 
उप - धारा ( 1 ) और ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल , दिल्ली पुलिस ( नियुक्ति एवं 
भर्ती ) नियमावली , 1980 में पुनः संशोधन करके निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात् : 


1. संक्षिप्त, शीर्षक एवं प्रारंभ 


(i) इन नियमों को दिल्ली पुलिस (नियुक्ति एवं भर्ती) (संशोधन ) 
नियमावली - 2013 कहा जायेगा । 


(ii ) ये दिल्ली राजपत्र में अपनी प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे । 


2. नियम 17 - ख (vii ) में संशोधन दिल्ली पुलिस (नियुक्ति एवं भर्ती) नियमावली, 1980 के नियम 

17 - ख ( vii ) जो रेडियो तकनीशियन ( ए. एस. आई. / एस . आई.) के पद से 
संबंधित है, कॉलम संख्या 12 में: क्रम संख्या 12 के समक्ष प्रविष्टि के लिये 
जो " यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड 
जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण किया जाना है " से संबंधित है 
के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात् : 


" पदोन्नतिः स्थाई कार्यशाला सहायक (ए. एस. आई. / एस. आई.) में से होगी जिन्होंने पुलिस वॉयरलेस समन्वय 
निदेशालय , गृह मंत्रालय , भारत सरकार द्वारा संचालित / अनुमोदित पाठ्यक्रम पुलिस वॉयरलेस टैक 
- III (पीडब्ल्यूटी - III / ग्रेड - III ) उत्तीर्ण किया हो तथा ग्रेड में छह वर्ष की नियमित सेवा रखते हों । 


अथवा 


"पदोन्नतिः स्थाई (प्रधान सिपाही ) फिटर बैटरी, फिटर इंजन, फिटर इलैक्ट्रिशियन, मास्ट लश्कर, ड्राफ्ट्समैन 
तथा कारपैन्टर में से होगी जिन्होंने पुलिस वॉयरलेस समन्वय निदेशालय , गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 
संचालित / अनुमोदित पाठ्यक्रम पुलिस वॉयरलेस टैक - III (पीडब्ल्यूटी - III / ग्रेड - III ) उत्तीर्ण किया हो 
तथा ग्रेड में दस वर्ष की नियमित सेवा रखते हों । 


No . F . 13/14 /2003 /HP - 1/Estt./2009-2011. - - In exercise of the powers conferred by sub - sections ( 1 ) and (2 ) of 
Section 147 of the Delhi Police Act, 1978 (34 of 1978 ), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, 
hereby makes the following rules further to amend the Delhi Police ( Appointment and Recruitment) Rules, 1980 , namely : 


I. Short title and (1) 
commencement : 


. These rules may be called the Delhi Police (Appointment and Recruitment ) 

(Amendment) Rules, 2013 . 


( 2 ) 


They shall come into force with effect from the date of their publication in 
the Delhi Gazette. 


2. Amendment 
Rule 17 - B ( vii ): 


of 


In the Delhi Police ( Appointment and Recruitment ) Rules , 1980,in Rule 17 

B ( vii ) relating to the post of Radio Technician ( ASI/ SI), in column 
number 12 : for the entry against serial number 12 , relating to the “ In case 
of recruitment by promotion / deputation / transfer grades from which 
promotion /deputation / transfer to be made ” , the following entry shall be 
substituted , namely : 


" Promotion : From amongst confirmed Workshop Assistant (ASI/SI) who have passed Police Wireless 
Tech.-II] (PWT -Ill / Grade-III) course conducted / approved by the Directorate of Coordination Police 
Wireless, Ministry of Home Affairs, Government of India and having completed six years regular service 
in the grade. 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


PART IV 


Or 
Promotion : From amongst confirmed (Head Constables ) Fitter Battery , Fitter Engine , Fitter Electrician , 

Mast Lasker, Draftsman and Carpenter who have passed Police Wireless Tech. -III (PWT - III / Grade - II ) 
course conducted / approved by the Directorate of Coordination Police Wireless, Ministry of Home 
Affairs, Government of India and having completed ten years regular service in the grade ” . 


सं . फा . 16 / 06 / 2013 / ग. पु. - 1 / स्थापना/ 2112 से 2114 -दिल्ली पुलिस अधिनियम , 1978 ( 1978 का 34 ) की धारा 147 की 
उप - धारा ( 1 ) और ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल , दिल्ली पुलिस ( नियुक्ति एवं भर्ती ) 
नियमावली, 1980 में पुन : संशोधन करके निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात् : 


1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ 


(i) इन नियमों को दिल्ली पुलिस (नियुक्ति एवं भर्ती) (संशोधन ) 
नियमावली - 2013 कहे जायेंगे । 


( ii ) ये दिल्ली राजपत्र में अपनी प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे । 


2. नियम 17 -- ख ( X ) में संशोधन 


दिल्ली पुलिस (नियुक्ति एवं भर्ती) नियमावली, 1980 के नियम 
17 -- ख ( X ) जो दिल्ली पुलिस के संचार युनिट में फिटर ( इंजन ) 
( प्रधान सिपाही) के पद से संबंधित है । 


(i ) 


क्रम संख्या -- 4 पर कॉलम के सामने वेतनमान से संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित 
प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात : 


" वेतन समूह - 1, 5200 - 20200 / रुपये+ ग्रेड वेतन - 2400 / - रुपये; " 


( ii ) क्रम संख्या -7 के सामने सीधी भर्ती के उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा से संबंधित प्रविष्टि के स्थान 

पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात :-- 


18-- 27 वर्ष के बीच ( भारत सरकार द्वारा समय - समय पर जारी किये गये आदेशों / अनुदेशों के 
अनुसार शिथिलनीय) " 


(iii ) 


क्रम संख्या - 8 के सामने सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिये अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य योग्यताओं 
से संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी अर्थात् :-- 


( क ) 


मैट्रिकुलेशन या समकक्ष । 


( ख ) सरकारी विभाग / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान से व्यवसाय में 2 वर्ष के 

कार्य अनुभव सहित सरकारी मान्यता प्राप्त किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान / औद्योगिक 


- 


- - 


PARTI 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


A 


प्रशिक्षण केन्द्र से मेकेनिक मोटर वाहन के व्यवसाय में 2 वर्ष की अवधि का आईटीआई 
प्रमाण - पत्र 


अथवा 


सरकारी विभाग / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान से ट्रेड में 2 ( दो ) वर्ष के 
कार्य अनुभव सहित सरकारी मान्यता प्राप्त किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान / औद्योगिक 
प्रशिक्षण केन्द्र से शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत मेकेनिक मोटर वाहन के व्यवसाय 
में 2 वर्ष की अवधि का राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण - पत्र ( एनटीसी) । 


अथवा 


सरकारी विभाग / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान से ट्रेड में 1 (एक ) वर्ष 
के कार्य अनुभव सहित सरकारी मान्यता प्राप्त किसी औद्योगिक प्रशिक्षण 
संस्थान / औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र से प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत मेकेनिक मोटर 
वाहन के व्यवसाय में 3 ( तीन ) वर्ष की अवधि का राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रमाण - पत्र (एनएसी) । 


(ग ) प्रत्याशी का स्वास्थ्य अच्छा हो, वह किसी रोग, त्रुटि / दोष या विकृति / विकलांगता से 

मुक्त हो । 


( घ ) बिना चश्मे के 6 / 6 बेहतर दृष्टि , खराब आंखे 6 / 36, जो चश्मे के साथ 6 / 9 तक दोष 

सुधार या चश्मे के बिना ( दोनों आंखे) 6 / 12 , प्रत्याशी, रंग - अंधता से मुक्त हो । 


( ङ) ऊँचाई : 


पुरूष प्रत्याशी : - 165 सें . मी., पर्वतीय क्षेत्रों अर्थात् गोरखा व गढ़वाली से संबंधित 

अभ्यर्थियों के लिए 5 सें . मी. तक की छूट । 


महिला प्रत्याशी : -157 सें. मी ., पर्वतीय क्षेत्रों अर्थात् गोरखा व गढ़वाली से संबंधित 

अभ्यर्थियों के लिए 5 सें . मी . तक की छूट । 


सीना : 


पुरूष प्रत्याशी : 81 से 85 सें . मी ., पर्वतीय क्षेत्रों अर्थात् गोरखा व गढ़वाली से संबंधित 

अभ्यर्थियों के लिए 5 सें. मी . तक की छूट । 


( छ ) प्रत्याशियों को समन्वय पुलिस वॉयरलेस निदेशालय, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 

अनुमोदित तथा पुलिस उपायुक्त / संचार तथा बुनियादी पुलिस प्रशिक्षण द्वारा संचालित 
किए जाने वाले तथा इसके साथ - साथ पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय झड़ोदा कलां, नई 
दिल्ली द्वारा संचालित किए जाने वाले पुलिस वॉयरलेस टेक - III 


30658- 7 /13 - 3 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


(PART IV 


( पीडब्ल्यूटी - III / ग्रेड - III) का छह माह का तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा उन्हें 
प्रधानाचार्य / पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय / पुलिस उपायुक्त ( संचार) द्वारा आयोजित अन्तिम 
परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी । अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रशिक्षण काल चार माह तक बढ़ाया 
जा सकेगा और जिन विषयों में वे असफल रहे हैं , उन विषयों को उत्तीर्ण करने के लिये 
उन्हें इस अवधि में अधिकतम दो अवसर प्रदान किए जाएंगे, जिनमें असफल रहने पर 
उनकी सेवाएं केन्द्रीय सिविल सेवा ( अस्थाई सेवा ) नियमावली, 1965 के अन्तर्गत समाप्त की 
जा सकेगी । 


राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल 

के आदेश से तथा उनके नाम पर , 
जी. पी . सिंह , अतिरिक्त सचिव ( गृह ) 


No. F. 16 /06 /2113 /HP - I/Estt./2112 - 2114... In exercise of the powers conferred by sub -sections (1 ) and (2 ) of 
Section 147 of the Delhi Police Act, 1978 (34 fo 1978 ), the LieutenantGovernor of the National Capital Territory of Delhi is 
pleased tomake the following rules further to amend the Delhi Police (Appointmentand Recruitment) Rules, 1980 , namely 


Short title and 1. (1 ) These rules may be called the Delhi Police (Appointment and 
commencement 

Recruitment) (Amendment) Rules, 2013 . 


(2 ) They shall come into force with effect from the date of their 

publication in the Delhi Gazette . 


of 2 . 


Amendment 
Rule 17 -B (x ) 


Inthe Delhi Police ( Appointment and Recruitment ) Rules, 1980 , 
in Rule 17 -B (x ) relating to the post of Fitter (Engine ) (Head 
Constable ) of Communication Unit in Delhi Police : 


For the entry against the column at serial No. 4, relating to the Scale of pay , the 
following entry shall be substituted, namely: 


“ Pay Band - I, Rs. 5200 - 20200 + Grade Pay- Rs. 2400/ - "; 


For the entry against the column at serial No. 7, relating to the Age limit for direct 
recruitment, the following entry shall be substituted , namely : 


“ Between 18 to 27 years." 


“ (Relaxation as per orders/ instructions issued by the Government of India from time to time.)" 
For the entry against the column at serial No. 8 , relating to the “Educational and other 
Qualification required for direct recruitment , the following entry shall be substituted , 
namely : 
(a ) Matriculation or equivalent. 
( b ) I. T.I. Certificate of 2 (two ) years duration in Mechanic Motor Vehicle from a 
Government recognized ITI / ITC with 2 ( two ) years of work experience in the trade from 
Government department / Public Sector Undertaking / reputed concern . 

OR 
National Trade Certificate (NTC ) of 2 (two ) years duration in Mechanic Motor Vehicle 
under the Craftsman Training Scheme from a Government recognized ITI / ITC with 2 ( two) 
years of work experience in the trade from Government Department / Public Sector 
Undertaking / reputed concem . 


PART IV 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


OR 


National Apprenticeship Certificate (NAC ) of 3 (three ) years duration in Mechanic Motor 
Vehicle under the Apprenticeship Training Scheme from a Government recognized ITI / 
ITC with 1 (one ) year of work experience in the trade from GovernmentDepartment / Public 
Sector Undertaking / reputed concern . 


(c ) The candidate should be of sound health , free from disease , defect or deformity 


(d ) Better eye 6 /6 without glasses, worse eye 6 /36 corrected with glasses to 6 /9 OR 6 / 12 
without glasses (both eyes). The candidate should be free from colour blindness. 


(e ) Height: 


Male Candidates: - 165 Cms. relaxable by 5 Cms. for candidates belonging to Hill areas i.e . 
Gorkha and Garhwalies . 


Female Candidates: - 157 Cms. relaxable by 5 Cms. for candidates belonging to Hill areas 
i.e . Gorkha and Garhwalies . 


(1) Chest: 


Male Candidates: -81 -85 Cms. relaxable by 5 Cms. for candidates belonging to Hill areas 
i.e. Gorkha and Garhwalies . 


(g ) The candidates shall have to undergo six months technical training of Police Wireless 

Tech .-III (PWT- III/Grade- III) approved by Directorate of Coordination Police Wireless , 
Ministry of Home Affairs, Government of India and to be conducted by 
DCP /Communication and basic Police Training side by side to be conducted by Police 
Training College Jharoda Kalan , New Delhi. They will be required to pass the final 
examination conducted by Principal, Police Training College / Deputy Commissioner of 
Police / Communication . The training of those who do not pass would be extended by 
four months and during this period they would be given a maximum of two chances to 
clear the subjects in which they have failed , failing which their services shall be liable to 
be terminated under CCS ( Temporary Services) Rules, 1965. 


By Order and in the name of the 
Lieutenant Govrernor of the National 

Capital Territory ofDelhi 
GP. SINGH , Addl. Secy . 


Printed by the Manager , Governineni of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi - 110054 . 


